निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 आश्विन 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1146 ) पटना , वृहस्पतिवार , 1 अक्तूबर 2015 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

शुद्धि - पत्र 

10 सितम्बर 2015 
सं0 2041 — विभागीय अधिसूचना संख्या - 22 / नि०सि०( सम० ) - 02 - 11 / 2011 - 1584 , दिनांक 13.07.2015 के 

1. प्रथम कंडिका में उल्लेखित श्री राम विनय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल 
सं0 - 1, झंझारपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त में " सम्प्रति सेवानिवृत्त के स्थान पर “ सम्प्रति सहायक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, 
घोषी पढ़ा जाय । 

2. उक्त अधिसूचना की कंडिका तीन का अंतिम वाक्य " उक्त प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए श्री नारायण से 
विभागीय पत्रांक 1823 दिनांक 03.12.14 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी " में " श्री नारायण के स्थान पर " श्री 
कुमार पढ़ा जाय । 
शेष यथावत रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1146 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


